सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 कार्तिक 1936 ( श०) 
राँची , सोमवार । 

17 नवम्बर , 2014 ( ई० ) 


संख्या 599 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
11 नवम्बर , 2014/ 20 कार्तिक , 1936 ( शक ) 


संख्या - 464 / झार.- वि.स. / 2014 -- यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 (1951 का 43 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 7 नवम्बर , 2014 अपनी अधिसूचना 
संख्या 464 / झार - वि. स. / 2014 के द्वारा झारखण्ड राज्य में 48 - जमशेदपुर पूर्व एवं 49 - जमशेदपुर पश्चिम विधान 
सभा क्षेत्रों में 2 दिसम्बर, 2014 को होने वाले मतदान में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3. 00 बजे नियत 
किया था , और , 


यतः, आयोग ने उक्त 48 - जमशेदपुर पूर्व एवं 49 - जमशेदपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्रों को सम्मिलित 
करते हुए कुल सात विधान सभा क्षेत्रों में वी .वी. पी. ए. टी - ई. वी. एम . का उपयोग करने का निर्णय लिया था , और , 


यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड ने पत्र संख्या 5079 दिनांक 3 नवम्बर, 2014 द्वारा वी. वी . पी. ए. टी - ई. 
वी. एम के उपयोग को देखते हुए उक्त विधान सभा क्षेत्रों में मतदान का समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है; और , 

___ अतः, अब साधारण खण्ड अधिनियम 1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 21 के साथ पठित , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन 
आयोग उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में निम्नलिखित संशोधन करता है , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 17 नवम्बर, 2014 
उक्त के सारणी के कालम 1 में वर्णित 48 - जमशेदपुर एवं 49 - जमशेदपुर पश्चिम के सामने स्थित कालम 
2 में स्थित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि “ प्रातः 7.00 बजे से सायं 5. 00 बजे ” प्रतिस्थापित की जायेगी । 


आदेश से , 


आर0 के0 श्रीवास्तव, 
प्रधान सचिव 


उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
The 11th November, 2014/ 20 Kartika, 1936 (Saka ) 


No . 464 / JKD - LA / 2014 : - Whereas the Election Commission of India by its Notification no . 


464 /JKD - LA / 2014 dated 7th November , 2014 issued under Section 30 read with Section 56 of the 
Representation of the People Act 1951 ( 43 of 1951) has fixed hours of poll in respect of 48 
Jamshedpur East and 49- Jamshedpur West Assembly Constituencies in the State of Jharkhand from 7 .00 
AM to 3. 00 PM to be taken on 2nd December, 2014 , and 

Whereas, the Commission has decided to use VVPAT- EVMs in seven Assembly Constituencies 
in the State of Jharkhand including the said 48 - Jamshedpur East and 49 - Jamshedpur West Assembly 
Constituencies ; and 

Whereas, the Chief Electoral Officer, Jharkhand, vide his letter no. 5079 dated 3rd November , 
2014 , has recommended to increase the hours of poll in the aforesaid ACs in view of use of VVPAT 


EVMs for taking poll; and , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 17 नवम्बर , 2014 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of the 
People Act, 1951 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election 
Commission of India makes the following amendments in the Table appended to its aforesaid 


Notification : 


For the existing entries in column ( 2 ) of the said Table, against 48 -Jamshedpur East and 49 
Jamshedpur West in column (1), the entry “ 7.00 AM to 5.00 PM ” shall be substituted . 


By order, 


R .K . SRIVASTAVA , 


PRINCIPAL SECRETARY 


ELECTION COMMISSION OF INDIA . 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 599 - 50 | 


